रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 19 , 2013 / फाल्गुन 28 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 19 , 2013/PHALGUNA 28 , 1934 


सं . 1431 
No. 1431 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 2013 
सा. का . नि . 178 ( अ).-- - केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम , 2007 ( 2007 का 53 ) की धारा 155 की उप - धारा 
( 2 ) के खंड ( क ) और खंड ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सीमा बल , योधक , अनुसचिवीय और 
आशुलिपिक ( अराजपत्रित ) समूह ख और ग भर्ती नियम , 2011 को , जहां तक उसका संबंध सहायक उप -निरीक्षक ( आशुलिपिक ) 

और हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय ) के पदों से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया 
है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के सशस्त्र सीमा बल में सहायक उप -निरीक्षक ( आशुलिपिक ) और हैड कांस्टेबल 
( अनुसचिवीय ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, सहायक उप -निरीक्षक ( आशुलिपिक ) 
और हैड कांस्टेबल ( अनुसचिवीय ) भर्ती नियम, 2013 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा 
वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं , आदि.--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ (13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता.--- वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या . 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा 
की है । 

इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू 
स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे 
सकेगी । 


1173 GI/2013 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , केग्ल वे व्यक्ति जो 
चिकित्सा प्रवर्ग शेप -1 में हैं , इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । 


स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए, " शेप -1 " से 


(i) कोड अक्षर शेप ( एस.एच. ए. पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं , द्वारा उपदर्शित दिए 
गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया 
चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात्: 


एच 


- 


मनोवैज्ञानिक 
श्रवण शक्ति 
उपांग 
शारीरिक क्षमता 
दृष्टि शक्ति 


6. अनिवासी भारतीयों की अपात्रता .- कोई व्यक्ति , जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा : 


परन्तु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन के 
लिए लागू नहीं होगा । 


7 . अधिवर्षिता .- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति , उस मास के, जिसमें वह 
सन्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है या करती है, अंतिम दिन के अपराह्न में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए सेवानिवृत्त होगाः 


परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त 
करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा। 


(2)किसी भी व्यक्ति की , अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु से परे सेवा में विस्तार नहीं 
किया जाएगा । 


8. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


9. सेवा का दायित्व.- इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्तिं भारत या विदेश में कहीं भी 
सेवा करने का दायी होगा और वहाँ इस प्रकार उसे सौपें गए कार्य को करेगा । 


10. व्यावृत्ति .- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव 
नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


पदकानाम 


वर्गीकरण 


चयन 


| 
वेतन 
बैंड 
और 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 


अनुसूची 
| 
सीधे 
भर्ती 
किए 
जाने 
वाले 
सीधे 
भर्ती 
किए 
जाने 
वाले 
व्यक्तियों 
के 
लिए 
अपेक्षित 
| 

व्यक्तियों 
के 
लिए 
आयु 
सीमा 
शैक्षिक 
और 
अन्य 
अहर्ताएं 
अचयन 
पद 


संख्या 


अथवा 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


( 
2 
) 


(3) 


1.सहायक|93*(2013)|साधारणवेतनबैंड-1, |लागूनहीं18और25वर्षकेबीच 
Ti 
) 
किसी 
मान्यताप्राप्त 
बोर्ड 
या 
विश्वविद्यालय 
से 
उप 
- 
निरीक्षक 
| 
* 
कार्यभार 
केन्द्रीय 
सेवा 
, 
| 
5200 
- 
20200 
| 
होता 
( 
अनुसूचित 
जातियों 
और 
इंटरमीडिएट 
या 
सीनियर 
सेकेण्डरी 
स्कूल 
सार्टिफिकेट 
( 
आशुलिपिक 
) 
के 
आधार 
पर 
समूह 

ग 

, 
रू 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 

अनुसूचित 
जनजातियों 
के 
( 
10 
+ 
2 
) 
परीक्षा 
या 
समतुल्या 
| 
परिवर्तन 
( 
अराजपत्रित 
) 
, 
1 
2800 
रू 
. 

अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
ऊपरी 
आयु 
( 
ii 
) 
कम्प्यूटर 
पर 
कुशल 
परीक्षण 
मानदंड 
: 
किया 
जा 
( 
योधक 

सीमा 
में 
पाँच 
वर्ष 
और 
अन्य 
पिछड़े 
श्रुतलेख 
: 
10 
मिनट 
में 
80 
शब्द 
प्रतिमिनट 
की 
गति 
सकता 
है 
अनुसचिवीय 
) 

वर्गों 
के 
लिए 
तीन 
वर्ष 
तक 
शिथिल 
अनुलिपि 
समय 
- 
कम्प्यूटर 
पर 
अंग्रेजी 
में 
50 
मिनट 
या 
की 
जा 
सकती 
है 
। 
केन्द्रीय 
सरकार 
हिन्दी 
में 
65 
मिनट 
। 
द्वारा 
समय 
समय 
पर 
जारी 
किए 
गए 
| 
( 
iii 
) 
शारीरिक 
मानक 
: 
अनुदेशों 
के 
अनुसार 
सरकारी 
ऊँचाई 

पुरुष|महिला 
सेवकों 
तथा 
भूतपूर्व 
सैनिकों 
और 
सभी 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
165 
से 
. 
मी 
. 
155 
से 
. 
मी 
. 
अन्य 
विशेष 
प्रवर्ग 
के 
व्यक्तियों 
के 
| 
सिवाय 
अनुसूचित 
लिए 
भी 
शिथिल 
की 
जा 
सकती 
है 
। 
) 
जनजाति 
अभ्यर्थियों 
के 

शिथिलीकरण 
: 162.5से.मी.|150से.मी. 
विभागीय 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
ऊपरी 
| 
गढवाली 
, 
कुमाऊंनी 
, 

आयु 
सीमा 
साधारण 
और 
अन्य 
| 
गोरखा 
, 
डोगरा 
, 
मराठा 
पिछड़े 
वर्गों 
के 
लिए 
शिथिल 
करके 
की 
श्रेणियों 
में 
आने 
40 
वर्ष 
तक 
और 
अनुसूचित 
| 
वाले 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
जातियों 
या 
अनुसूचित 
जनजातियों 
और 
सिक्किम 
, 
नागालैंड 
, 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
शिथिल 
| 
अरूणाचल 
प्रदेश 
, 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
। 
मणिपुर 
, 
त्रिपुरा 
, 

मिजोरम 
, 
मेद्यालय 
, 
असम 
, 
हिमाचल 
प्रदेश 
, जम्मू-कश्मीरराज्योंके 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए शिथिलकीजासकती 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 . 


. 


- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


। 


(5) 


सामान्य 


आयुसीमाअवधारितकरनेकेलिए|अनुसूचितजनजाति162.5से.मी.150से.मी. 
निर्णायक 
तारीख 
कार्मिक 
और 
प्रवर्गों 
के 
सभी प्रशिक्षणविभागकेकार्यालयज्ञापन|अभ्यर्थियोंकेलिए। 
संख्या 
एबी 
. 
14017 
/ 
70 
/ 
87 
- 
स्था 
. 
| 
छाती 
: 
( 
आरआर 
) 
तारीख 
14 
जुलाई 
, 
1988 

अनुसूसचित केअनुसारजहाँयदिउसवर्षकी 

जनजाति 
पहली 
छह 
मास 
में 
प्रतियोगिता 
या 
| 
बिना 
फलाए177से.मी.|76से.मी. लिखितपरीक्षासंचालितकिया 

82से.मी.81से.मी. जाताहैतोवहाँउसवर्षकीजिसमें 

वजन 
: 
चिकित्सा 
मानक 
के 
अनुसार 
( 
पुरूषों 
और परीक्षाहुआहै,पहलीजनवरीहोगी 

महिलाओं 
के 
लिए 
) 
ऊँचाई 
और 
आयु 
के 
अनुकूल 
। औरजहाँयदिउसवर्षकीदूसरी| 

( 
i 
) 
चिकित्सा 
मानकः छहमासमेंप्रतियोगितायालिखित| 

(क)दृष्टि-सुधारकेबिनाअर्थात्चस्मापहनेबिनाया परीक्षाहोताहैतोवहाँउसकी, 

|लेंसलगाएबिनान्यूनतमदूरदृष्टिएकआँखकी6/6 पहलीअगस्तहोगी। 

औरदूसरीआँखकी6/9हो 


फुलाकर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
ख 
) 
अभ्यर्थियों 
को 
संहत 
जानु 
, 
चपटा 
पाँव 
, 
फूली 
हुई 
नसे 
या 
भैंगी 
आँखों 
वाला 
नहीं 
होना 
चाहिए 
और 
उच्च रंगदृश्यतावालाहोनाचाहिए।उन्हेंअच्छेमानसिकऔर 
शारीरिक 
स्वास्थ्य 
का 
और 
ऐसे 
शारीरिक 
दोष 
से 
मुक्त 
होना 
चाहिए 
जिसमें 
उनके 
कर्तव्य 
के 
दक्षतापूर्ण 
पालन 
में बाधाआनेकीसंभावनाहो। 


[ PART IL - SEC. 3(i)]] 


[ भाग II — खण्ड 3(i) ] 


|सीधेभर्तीकिएजानेवालेपरिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धतिःभर्तीसीधेप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनयदिविभागीयप्रोन्नतिभर्तीकरनेमेंकिन| व्यक्तियोंकेलिएविहितअवधियदिकोईहोगीयाप्रोन्नतिद्वारायाद्वाराभर्तीकीदशामेंवेश्रेणियांजिनसेसमितिहैतोउसकीपरिस्थितियोंमेंसंघलोक आयुऔरशैक्षिकअर्हताएंहोप्रतिनियुक्तियाआमेलन|प्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलन|संरचना 

सेवाआयोगसेपरामर्श ।प्रोन्नतव्यक्तियोंकीदशा द्वारातथाविभिन्नपद्धतियोंकियाजाएगा 

कियाजाएगा 1मेंलागूहोंगीयानहीं 

द्वासभरीजानेवाली| 

रिक्तियोंकीप्रतिशतता (8) 

(10)(11) 

(12) 

(13) हाँ।सीमितविभागीयदोवर्ष|(i)85प्रतिशतसीधीभर्तीसीमितविभागीयप्रतियोगितापरीक्षाकेसमूह ग विभागीयप्रोन्नतिलागूनहींहोता प्रतियोगितापरीक्षाके 

द्वारा।माध्यमसेचयनद्वारा: 

समिति(पुष्टिकेसंबंधमें माध्यमसेप्रोन्नति। 

(ii)15प्रतिशतसीमित(i)ऐसेकांस्टेबल(जनरलड्यूटी),हैड|विचारकरनेकेलिए),जो ऊपरीआयुसीमा35वर्ष। 

विभागीयप्रतियोगिता|कांस्टेबल(जनरलड्यूटी),हैडकांस्टेबलनिम्नलिखितसेमिलकर परीक्षाकेमाध्यमसेचयन|(अनुसचिवीय),कांस्टेबल(दफ्तरी)औरबनगी: द्वाराजिसकेनहोसकनेकांस्टेबल(ट्रेडसमैन)जिन्होंनेकांस्टेबल परसीधीभर्तीद्वारा।याहैडकांस्टेबलकीश्रेणीमेंकुलपाँच|1.उपमहानिरीक्षक, 

वर्षसेवाकीहैऔरजिनकेपासस्तंभ|सशस्त्रसीमाबल (7)केअधीनसीधेभर्तीकिएजानेवाले 

:अध्यक्ष व्यक्तियोंकेलिएविहितअर्हताएँहैं,में सेसीमितविभागीयप्रतियोगितापरीक्षा2.कमांडेंट,सशस्त्रसीमा केमाध्यमसेचयनद्वारा;और 

:सदस्य (ii)जोचिकित्साप्रवर्ग"शेप-1"मेंहो। 

3.उपकमांडेंटयासहायक (iii)सेवामेंअच्छारिकार्डहोनाचाहिए। |कमांडेंट(कार्यालय/ 

अनुसचिवीय),सशस्त्र |सीमाबल 

:सदस्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|बल 


A 


( 
1 
) 

( 
2 
) 
। |2.हैडकांस्टेबल462*साधारणवेतनबैंड-1,लागूनहीं18और25वर्षकेबीच(i)किसीमान्यताप्राप्तबोर्डयाविश्वविद्यालयसे (अनुसचिवीय)(2013)केन्द्रीयसेवा,|5200-20200|होता(अनुसूचितजातियोंऔर|इंटरमीडिएटयासीनियरसेकेण्डरीस्कूलसार्टिफिकेट समूह ग ,|रू.+ग्रेडवेतन 

अनुसूचितजनजातियोंके(10+2)परीक्षायासमतुल्य। कार्यभार|(अराजपत्रित),|2400रू. 

अभ्यर्थियोंकेलिएऊपरीआयु(ii)कम्प्यूटरपरकुशलपरीक्षणमानदंड केआधार|(योधक 

सीमामेंपाँचवर्षऔरअन्यकम्प्यूटरपरअंग्रेजीटाइपिंगमेंप्रतिमिनट35शब्द परअनुसचिवीय) 

पिछड़ेवर्गोंकेलिएतीनवर्षतकन्यूनतमगति;या परिवर्तन 

शिथिलकीजासकतीहै। कियाजा 

केन्द्रीयसरकारद्वारासमयकम्प्यूटरपरहिन्दीटाइपिंगमेंप्रतिमिनट30शब्द सकताहै 

समयपरजारीकिएगएअनुदेशों न्यूनतमगति। केअनुसारसरकारीसेवकोंतथा भूतपूर्वसैनिकोंऔरअन्यविशेष(कम्प्यूटरपरप्रत्येकशब्दकेलिए5कीडिप्रेशनकी प्रवर्गकेव्यक्तियोंकेलिएभीऔसतसेअंग्रेजीमें10500केडीपीएच/हिन्दीमें9000 शिथिलकीजासकतीहै।)केडीपीएचकेतत्समानअंग्रेजीमें35शब्दप्रतिमिनटया 

हिन्दीमें30शब्दप्रतिमिनट। 
विभागीय 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
( 
iii 
) 
शारीरिक 
मानक 
: ऊपरीआयुसीमासाधारणऔरऊँचाई। 

|पुरूष 

|महिला 
अन्य 
पिछड़े 
वर्गों 
के 
लिए 
शिथिल 
सभी 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
| 
165 
से 
. 
मी 
. 
| 
155 
से 
. 
मी 
. 
करके 
40 
वर्ष 
तक 
और 
सिवाय 
अनुसचित अनुसूचितजातियोंयाजनजातिअभ्यर्थियोंके 
अनुसूचित 
जनजातियों 
के 
शिथिलीकरणः 
गढ़वाली 
, 
| 
162 
. 
5 
से 
. 
मी 
. 
| 
150 
से 
. 
मी 
. 
| 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
शिथिल 
| 
कमाऊंनी 
, 
गोरखा 
, 
डोगरा 
, 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
| 
मराठा 
की 
श्रेणियों 
में 
आने 

वालेअभ्यर्थियोंकेलिए औरसिक्किम,नागालैंड, अरूणाचलप्रदेश,मणिपुर, त्रिपुरा,मिजोरम,मेद्यालय, असम,हिमाचलप्रदेश, जम्मू-कश्मीरराज्योंके अभ्यर्थियोंकेलिएशिथिल कीजासकतीहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


है। 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


. 


|_(1) 


| 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


(7) आयुसीमाअवधारितकरनेकेलिए|अनुसूचितजनजाति|162.5से.मी.1150से.मी. निर्णायकतारीखकार्मिकऔर|प्रवर्गोंकेसभी प्रशिक्षणविभागकेकार्यालयज्ञापनअभ्यर्थियोंकेलिए। संख्याएबी.14017/70/87-स्था.|छाती: (आरआर)तारीख14जुलाई,1988 

सामान्यअनुसूसचित केअनुसारजहाँयदिउसवर्षकी 

जनजाति 
पहली 
छह 
मास 
में 
प्रतियोगिता 
या 
बिना 
फलाए 

77से.मी.76से.मी. लिखितपरीक्षासंचालितकिया 

|फुलाकर 

82से.मी.81से.मी. जाताहैतोवहाँउसवर्षकीजिसमें 

वजनःचिकित्सामानककेअनुसार(पुरूषोंऔर परीक्षाहुआहै,पहलीजनवरीहोगी 

महिलाओंकेलिए)ऊँचाईऔरआयुकेअनुकूल।। औरजहाँयदिउसवर्षकीदूसरी 

(i)चिकित्सामानकः छहमासमेंप्रतियोगितायालिखित 

|(क)दृष्टि-सुधारकेबिनाअर्थात्चस्मापहनेबिनाया परीक्षाहोताहैतोवहाँउसकी| 

|लेंसलगाएबिनान्यूनतमदूरदृष्टिएकआँखकी6/6 पहलीअगस्तहोगी। 

औरदूसरीआँखकी6/9हो 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ख)अभ्यर्थियोंकोसंहतजानु,चपटापाँव,फूलीहुई नसेंयाभैंगीआँखोंवालानहींहोनाचाहिएऔरउच्च रंगदृश्यतावालाहोनाचाहिए।उन्हेंअच्छेमानसिकऔर शारीरिकस्वास्थ्यकाऔरऐसेशारीरिकदोषसेमुक्त होनाचाहिएजिसमेंउनकेकर्तव्यकेदक्षतापूर्णपालनमें बाधाआनेकीसंभावनाहो। 


( 
11 
) 


. 


( 
8 
) 

(9) 
हाँ 
। 
सीमित 
विभागीय 
| 
दो 
वर्ष |प्रतियोगितापरीक्षाके |माध्यमसेप्रोन्नति। ||ऊपरीआयुसीमा35वर्ष। 


. 


. . 


. 


. 


. . . 


।(10) 

( 
12 
) 

( 
13 
) (i)85प्रतिशतसीधीभर्तीसीमितविभागीयप्रतियोगितापरीक्षाकेसमूह ग विभागीयप्रोन्नतिलागूनहींहोता द्वारा। 
माध्यम 
से 
चयन 
द्वारा 
: 

समिति(पुष्टिकेसंबंधमेंविचार (ii)15प्रतिशतसीमित|(6)ऐसेहैडकांस्टेबल(जनरलड्यूटी),करनेकेलिए),जोनिम्नलिखित विभागीयप्रतियोगिताकांस्टेबल(जनरलड्यूटी),कांस्टेबल|सेमिलकरबनेगी: परीक्षाकेमाध्यमसेचयन(दफ्तरी)औरकांस्टेबल(ट्रेडसमैन)।. द्वाराजिसकेनहोसकने|जिन्होंनेकांस्टेबलयाहैडकांस्टेबलकी|1.उपमहानिरीक्षक,सशस्त्र 
पर 
सीधी 
भर्ती 
द्वारा 
।श्रेणीमेंकुलपाँचवर्षसेवाकीहैऔर|सीमाबल जिनकेपासस्तंभ(7)केअधीनसीधे 

:अध्यक्ष भर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिए विहितअर्हताएँहैं,मेंसेसीमित2.कमांडेंट,सशस्त्रसीमाबल विभागीयप्रतियोगितापरीक्षाकेमाध्यम 

: 
सदस्य 
से 
चयन 
द्वारा 
; 
और 

|3.उपकमांडेंटयासहायक (ii)जोचिकित्साप्रवर्ग"शेप-1"मेहो।|कमांडेंट 
( 
कार्यालय 
/ 

अनुसचिवीय),सशस्त्रसीमाबल (iii)सेवामेंअच्छारिकार्डहोनाचाहिए। 

: 
सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[फा.सं.4/2/एसएसबी/सीएससी/2011/भाग-1/एसएफएस] 

दिनेशमाहुर,निदेशक(कार्मिक) 


[ PART I[---SEC . 3(i)] 


[ 961 1 OS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th March , 2013 


GS. R . 178 ( E ).- In exercise of the powers conferred by clauses (a ) and (c ) 
of sub -section ( 2 ) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 
2007) and in supersession of the Sashastra Seema Bal Combatised Ministerial 
and Stenographers (Non -Gazetted ) Group B and C Posts Recruitment 
Rules , 2011, in so far as they relate to the post of Assistant Sub - Inspector 
( Stenographer ) and Head Constable (Ministerial), except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 
Assistant Sub - Inspector (Stenographer ) and Head Constable (Ministerial) in the 
Sashastra Seema Bal, in the Ministry of Home Affairs, namely : - : . 


1. Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the 
Sashastra Seema Bal, Assistant Sub- Inspector (Stenographer ) and Head 
Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 
Official Gazette. 


2. Number of posts , classification and pay band and grade pay or pay 
scale .- The number of the said posts , their classification and the pay band and 
grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) 
of the Schedule annexed to these rules. 


3 . Method of recruitment, age limit , qualification , etc . . . The method of 
recruitment, age limit , qualifications and other matters relating to the said posts 
shall be as specified in columns ( 5 ) to ( 13 ) of the said Schedule . 
1173 45713 -3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1) ] 


M 


4 . 


Disqualification .- No person , - 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a 
spouse living ; or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage 
with any person , 


shall be eligible for appointment under these rules: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other 
grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 


5 . Medical Fitness.- Notwithstanding anything contained in these rules , only 
those persons who are in medical category SHAPE -I, shall be eligible for 
appointment under the provisions of these rules . 


Explanation .- For the purpose of this rule , " SHAPE -I" shall mean - 


(i) the Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness 
of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE , which 
represent the following function , namely : 


H 


- 


Psychological 
Hearing 
Appendages 
Physical Capacity 
Eyesight 


6 . Ineligibility of non - resident of India .- No person who is not a citizen of 
India shall, except with the prior permission of the Central Government in 
writing , be appointed under these rules : 


Provided that nothing contained in this rule shall apply for the appointment 
or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force . 


• VIEW THE 


IL TIT: 


[ 17 II - - QUG 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . Superannuation .- (1 ) Every person appointment under these rules shall 
retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she 
attains the age of fifty seven years or as specified by the Central Government 
from time to time. 


Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall 
retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on 
attaining the age of superannuation . 


(2 ) No person shall be granted extension in service beyond the specified age 
of retirement on superannuation . 


8. Power to relax.- Where the CentralGovernment is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may, by order and for reasons to be recorded 
in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons . 


9 . Liability of service. - Any person appointed to the said posts under these 
rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad and perform any work 
and duty assigned to him there- so . 


10 . Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age 
limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes, the Other Backward Classes , the Ex - servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the order issued by the Central 
Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


12 


! 


IlFil 


Name 
of 
the 
Number 
of 
Classification 

posts 


posts 


scale 


IF THER 


L 


(2) 


( 
4 
) 


( 
3 
) 
1 
. 
Assistant 
93 
* 
( 
2013 
) 
General 
Sub 
- 
Inspector 
* 
Subject 
to 
Central 
( 
Stenographer 
) 
variation 
Service 
, 

dependent 
Group 

C 

, onwork 
( 
Non 
load 
Gazetted 
) 

( 
Combatised 
Ministerial 
) 


Pay 
band 
Whether 
Age 
limit 
for 
direct 
Educational 
and 
other 
qualifications 
and 
grade 
selection 
recruits 

required 
for 
direct 
recruits 
pay 
or 
pay 
post 
or 

non selection 
post ( 
5 
) 

( 
7 
) 
Pay 
band 
- 
1 
, 
Not 
Between 
18 
and 
25 
( 
i 
) 
Intermediate 
or 
Senior 
Rs 
. 
5200 
- 
applicable 
years 
. 

Secondary 
School 
Certificate 
20200 
plus 

( 
10 
+ 
2 
) 
examination 
from gradepayof 

( 
Upper 
age 
limit 
shall 
recognized 
Board 
or 
University 
or Rs.2800 

be 
relaxable 
by 
five 
equivalent 
. 
years 
for 
the 
candidates 
belonging 
( 
ii 
) 
Skill 
test 
norms 
on 
computer 
: 
to 
the 
scheduled 
Dictation 
: 
10 
minutes 
@ 
80 
words 
Castes 
and 
the 
per 
minute 
Scheduled 
Tribes 
and 
Transcription 
time 
- 
50 
minutes 
in 
three 
years 
for 
Other 
English 
or 
65 
minutes 
in 
Hindi 
on 
Backward 
Classes 
, 
computer 
. 
Also 
relaxable 
for 
( 
iii 
) 
Physical 
Standard 
: 
Government 
servants 

Male 
Female 
and 

Ex 
servicemen 
and 
other 

For 

all 
| 
165 
155 
special 
categories 
of 

candidates 
persons 
in 
accordance 

except 
with 
the 
orders 
issued 

Scheduled 
Tribe 
by 
the 
Central 

candidates 
Government 
from 
time 
to 
time 
. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Height 


cms 


cms 


St 


[Part II - Sec. 3 (1) ] 


. 


Bild 


4 


4 


. . 


(1) 


I(2)I(3) 


I 


(4) 


(5) 


For 


[ ATT II- OUE 3 (1) ] 


(6) 

DepartmentalRelaxation Candidates,upperagelimitRelaxablefor162.5cms150cms shallbe40yearsforGeneralcandidatesfalling andOtherBackwardClasses 
| 
in 
the 
categories candidatesand45yearsforofGarhwalis, 
Scheduled 
Castes 
or 
Kumaonis 
, ScheduledTribescandidates.Gorkhas,Dogras, 

Marathas 
and Thecrucialdateforcandidates determinationofagelimitbelongingtothe shallbeaspertheOffice;StatesofSikkim, MemorandumoftheNagaland, DepartmentofPersonnelandArunachal Training 

No 
. 
Pradesh 
, 
Manipur 
, 
AB 
. 
14017 
/ 
70 
/ 
87 
- 
Estt 
( 
RR 
) 
Tripura 
, 
Mizoram 
, 
dated 
the 
14th 
July 
, 
1988 
, 
Meghalaya 
, thatisthefirstdayofAssam,Himachal JanuaryoftheyearinwhichPradeshand 
examination 
is 
held 
if 
the 
Jammuand competitiveorwrittenKashmir examinationisconductedinallcandidates162.5cms150cms 
the 
first 
half 
of 
the 
year 
and 
belonging 
to firstdayofAugustoftheScheduledTribes 
year 
if 
the 
competitive 
or 
categories writtenexamination-is conductedinthesecondhalf 
of 
the 
year 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


www 


(1) 


I 


(2)_ 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 


Chest 


GeneralScheduled 

Tribes Un-expanded|77cms76cms Expanded82cm81cms Weight:Correspondingtoheightand ageaspermedicalstandards(Formales andfemales) 


(i)Medicalstandard: 


(a)Eyesight-Theminimumdistant visionshouldbe6/6inoneeyeand6/9 inothereyewithoutcorrectionthatis, withoutwearingglassesorlenses. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(b)Candidatesmustnothaveknock knee,flatfoot,Squintineyesorvaricose veinandtheyshouldpossesshighcolour vision.Theymustbeingoodmentaland bodilyhealthandfreefromanyphysical defectlikelytointerferewiththe efficientperformanceoftheduties. 


[PART II - SEC . 3 (1)] 


( ll -- aus 3 (1) ] 


to 


. 


(11) 


WhetheragePeriodofMethodofIncaseofrecruitmentbypromotionorifaDepartmentalCircumstances and 

probation,recruitmentdeputationorabsorption,gradesfromPromotionalCommitteeinwhich educationalifanywhetherbywhichpromotionordeputationorexists,whatisits|UnionPublic qualification 

directabsorptiontobemade 

composition 

Service prescribedforrecruitmentorby 

Commissionis directrecruitspromotionorby 

be 
will 
apply 
in 
deputation 
or 

consulted thecaseofabsorptionand 

making promoteespercentageofthe 

recruitment vacanciestobe filledbyvarious methods (10) 

(12) 

(13) Yes. 

Twoyears(i)85%byByselectionthroughlimitedGroup C DepartmentalNotapplicable Promotion 

direct departmental 

competitivePromotionalCommittee throughrecruitment. examination: 

(forconsidering Limited 

(i)Byselectionthroughlimitedconfirmation)consisting Departmental 

(ii)15%bydepartmentalcompetitiveexamination of- Competitive 

selectionthroughfromamongstConstable(General|1.DeputyInspector Examination 

Limited 

Duty),HeadConstable(GeneralGeneral,SashastraSeema Upperage 

DepartmentalDuty),HeadConstable(Ministerial),Bal:Chairman limitis35 

CompetitiveConstable(Daftary)andConstable years. 

Examination(Tradesmen)withfiveyearstotal2.Commandant, failingwhichbyregularserviceinConstableorHead SashastraSeemaBal directconstableGradeandpossessing 

:Member recruitment.qualificationsspecifiedfordirect3.DeputyCommandant recruitsundercolumn(7);and 

Assistant (ii)ShouldbeinthemedicalcategoryCommandant(Office/ “SHAPE-1”. 

Ministerial),Sashastra (iii)Musthavegoodrecordinservice.SeemaBal 

.:Member 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IN : : 1 DUI 


P 


( 
1 
) 
( 
2 
) 

( 
4 
) 
L 
( 
5 
) 2. 
· 
Head 
| 
462 
* 
( 
2013 
) 
| 
General 
Pay 
band 
- 
1 
, 
Not 
Between 
18 
and 
25 
( 
i 
) 
Intermediate 
or 
Senior Constable*SubjecttoCentral 
Rs 
. 
5200 
- 
applicable 
years 
. 

SecondarySchoolCertificate 
( 
Ministerial 
) 
variation 
Service 
, 
20200 
plus 

( 
10 
+ 
2 
) 
examination 
from 
dependent 
Group 

C 

, 
grade 
pay 
of 
| 

( 
Upper 
age 
limit 
recognized 
Board 
or 
University 
or onwork(Non-.Rs.2400 

shall 
be 
relaxable 
equivalent 
. 
load Gazetted) 

by 
five 
years 
for 
the 
( 
Combatised 

candidates 

( 
ii 
) 
Skill 
test 
norms 
on 
computer 
Ministerial 
) 

belongingtotheEnglishTypingwithminimum 
Scheduled 
Castes 
speed 
of 
35 
words 
per 
minute 
on 
and 
Scheduled 
computer 
; 
or 
Tribes 
and 
three 
years 
for 
Other 
Hindi 
Typing 
with 
minimum 
speed BackwardClasses.of30wordsperminuteon 
Also 
relaxable 
for 
computer 
. 
Government 
servant 
and 
Ex 
- 
servicemen 
( 
35 
words 
per 
minute 
in 
English 
or 
and 
other 
special 
| 
30 
words 
per 
minute 
in 
Hindi categoriesofcorrespondingto10500KDPHin persons 

inEnglish/9000KDPHinHindiwith 
accordance 
with 
the 
average 
of 
5 
key 
depressions 
for 
orders 
issued 
by 
the 
each 
word 
on 
computer 
) 
Central 
Government 
( 
iii 
) 
Physical 
Standard 
from 
time 
to 
time 
. 
Height 

Male 
Female 
For 

all 
165 
155 
candidates cms 
except Scheduled Tribes 
candidates 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


" 


cms 


[PART II— _ SEC . 3 (1)] 


(1) 


I 


(2) 


I 


(3) 


+ 


(4) 


(5) 


1173 9513 -5 


[ YT II — Que 3 ( ) ] 


.(6) For 

DepartmentalRelaxation Candidates,upperagelimitRelaxablefor162.5cms150cms shallbe40yearsforcandidatesfalling GeneralandOtherinthecategories BackwardClassesofGarhwalis, candidatesand45years|Kumaonis, forScheduledCastesor Gorkhas,Dogras, Scheduled 

TribesMarathasand candidates. 

candidates 

belongingtothe ThecrucialdateforStatesofSikkim, determinationofagelimitNagaland, shallbeaspertheOfficeArunachal MemorandumofthePradesh,Manipur, DepartmentofPersonnelTripura,Mizoram, 
and 
Training 
No 
. 
Meghalaya 
, AB.14017/70/87-Estt(RR)Assam,Himachal datedthe14thJuly,1988,Pradesh and thatisthefirstdayofJammu JanuaryoftheyearinKashmir whichexaminationisheldAllcandidates 162.5cms150cms 
if 
the 
competitive 
or 
belonging 
to writtenexaminationisScheduledTribes 
conducted 
in 
the 
first 
half 
categories oftheyearandfirstdayof Augustoftheyearifthe competitiveorwritten examinationisconducted inthesecondhalfofthe year. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and 


( 
1 
) 


( 
2 
) 


( 
3 
) 


( 
4 
) 


( 
5 
) 


( 
6 


I 


li : 


HUN 


Chest 

General 
Scheduled 

Tribes 
Un 
- 
expanded 
| 
77 
cms 
76 
cms 
Expanded 
| 
82 
cm 
81 
cms 
Weight 
: 
Corresponding 
to 
height 
and 
age 
as 
per 
medical 
standards 
( 
For 
males 
and 
females 
) 
. 
( 
i 
) 
Medical 
standard 
: 


( 
a 
) 
Eye 
sight 
- 
The 
minimum 
distant 
vision 
should 
be 
6 
/ 
6 
in 
one 
eye 
and 
6 
/ 
9 
in 
other 
eye 
without 
correction 
that 
is 
, 
without 
wearing 
. 
glasses 
or 
lenses 
. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINI 


( 
b 
) 
Candidates 
must 
not 
have 
knock 
knee 
, 
flat 
foot 
, 
Squint 
in 
eyes 
or 
varicose 
vein 
and 
they 
should 
possess 
high 
colour 
vision 
. 
They 
must 
be 
in 
good 
mental 
and 
bodily 
health 
and 
free 
from 
any 
physical 
defect 
likely 
to 
interfere 
with 
the 
efficient 
performance 
of 
the 
duties 
. 


(PART IISEC, 3(1)] 


[ YF1 II— Qug 30 ) ] 


|(9) Yes. 

Two Promotion 

years through Limited Departmental Competitive Examination. Upperage limitis35 years. 


L(10) 

(12) 

(13) (i)85%byByselectionthroughlimiteddepartmentalGroup C DepartmentalNot directcompetitiveexamination: 

PromotionalCommittee(forapplicable recruitment. 

consideringconfirmation) (i)Byselectionthroughlimiteddepartmentalconsistingof- (ii)15%bycompetitiveexaminationfromamongstHead selectionConstable(GeneralDuty),Constable(General1.DeputyInspectorGeneral, throughLimitedDuty),Constable(Daftary)andConstableSashastraSeemaBal Departmental(Tradesmen)withfiveyearstotalregular 

:Chairman CompetitiveserviceinConstableorHeadconstableGrade Examinationandpossessingqualificationsspecifiedfor2.Commandant,Sashastra failingwhichbydirectrecruitsundercolumn(7);and 

SeemaBal 
direct 

:Member recruitment(ii)Shouldbeinthemedicalcategory "SHAPE-1". 

3.DeputyCommandantor 

AssistantCommandant(Office/ (iii)Musthavegoodrecordinservice.Ministerial),SashastraSeema 

Bal 

:Member 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[F.No.4/2/SSB/CSC/2011/Pt.-1/SFS) 

DINESHMAHUR,Director(Pers.) 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


